निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 191) 


28 फाल्गुन 1931 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार, 19 मार्च 2010 


गृह विभाग 


अधिसूचना 

15 मार्च 2010 
सं0 एल / एच0जी0 - 1555 / 01 - 2913 / सी0 — भारत संविधान के अनुच्छेद - 309 के परन्तुक के अंतर्गत 
प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार राज्यपाल, बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 में संशोधन करने हेतु 
निम्नांकित नियमावली बनाते है : 

1. संक्षिप्त भाग, विस्तार एवं प्रारम्भ - (1) यह नियमावली बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन)नियमावली, 
2010 कही जा सकेगी । 

( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3) यह राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा । 

2. नियमावली, 2005 के नियम - 4 उप नियम - वैतनिक - 1 का प्रतिस्थापन - (1) उक्त नियमावली का 
नियम - 4 के वैतनिक पद - 1 निम्नलिखित सीधी नियुक्ति के पद का 50 प्रतिशत पद गृह रक्षकों ( दैनिक वेतनभोगी, 
खिलाड़ी सहित ) के लिए कर्णाकित होगा । 


क्र0 


पद का नाम (बिहार 

होम गार्ड सेवा 
नियमावली 2005 के 
___ अनुसार ) 


प्रोन्नति / सीधी नियुक्ति 
चयनित पद / पदस्थापन 

पद 


गृह रक्षकों के लिए 

कर्णांकित 


वेतनमान 


2 


गुल्म समादेशक संवर्ग : 


क्रमांक - 3 - गुल्म 
समादेशक 


50 प्रतिशत प्रोन्नति 
50 प्रतिशत सीधी नियुक्ति 


सीधी नियुक्ति के पद | 5500 - 9000 / 
का 50 प्रतिशत पद गृह 
रक्षकों ( दैनिक वेतनभोगी, 
खिलाड़ी सहित ) के लिए 
कर्णाकित 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 मार्च 2010 


2. 


अधिनायक संवर्ग: 


क्रमांक - 5 - अधिनायक 
(लिपिक / अनुदेशक ) 


| 75 प्रतिशत सीधी नियुक्ति 
25 प्रतिशत सीधी प्रोन्नति 


सीधी नियुक्ति के पद | 3200 - 4900 / 
का 50 प्रतिशत पद गृह 
रक्षकों ( दैनिक वेतनभोगी , 
खिलाड़ी सहित ) के लिए 
कर्णाकित 


सिपाही संवर्ग: 


क्रमांक - 1 - सिपाही 


क्रमांक - 2 - सिपाही सीधी नियुक्ति 

सीधी नियुक्ति के पद | 3050 - 4590 / 
( चालक ) 

का 50 प्रतिशत पद गृह 
रक्षकों ( दैनिक वेतनभोगी, 
खिलाड़ी सहित ) के लिए 

कर्णाकित 
गृह रक्षकों की नियुक्ति के लिए कर्णाकिंत 50 प्रतिशत पद पर भी नियुक्ति के लिए लागू सामान्य आरक्षण 
व्यवस्था प्रभावी होगा । 

सीधी नियुक्ति की प्रत्येक संवर्ग बल के लिए कुल आरक्षण प्रतिशत की गणना इससे प्रभावित नहीं होगा । 

3. उक्त नियमावली, 2005 के नियम - 4 के उप नियम( 2 ) का प्रतिस्थापन : - (1 ) उक्त नियमावली के 
नियम - 4 के उप नियम (2 ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । 

( 2) बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन के उप समूह " घ " के निम्नलिखित पद होगे : 


क्र0 


पदनाम 


प्रोन्नति / सीधी 
नियुक्ति / चयनित 


अभियुक्ति 


3 


रेकॉर्ड सप्लायर 


सीधी नियुक्ति 


50 प्रतिशत पद गृह रक्षकों ( दैनिकवेतनभोगी, 

खिलाड़ी सहित ) के लिए कर्णाकित 


2 


। 


दफ्तरी 


सीधी नियुक्ति 


तदैव 


चपरासी 


सीधी नियुक्ति 


तदैव 


माली 


सीधी नियुक्ति 


तदैव 


चौकीदार 


सीधी नियुक्ति 


तदैव 


रसोईया 


सीधी नियुक्ति 


तदैव 


पनभर 


सीधी नियुक्ति 


तदैव 


धोबी 


सीधी नियुक्ति 


तदैव 


सीधी नियुक्ति 


तदैव 


9 . नाई 
| 10 झाडुकश 
| 11 बढ़ई 


तदैव 


सीधी नियुक्ति 
सीधी नियुक्ति 


तदैव 


न्य 


1 


रक्षण 


____ गृह रक्षकों की नियुक्ति के लिए कर्णाकिंत 50 प्रतिशत पद पर भी नियुक्ति के लिए लागू सामान्य आरक्षण 
व्यवस्था प्रभावी होगा । 

सीधी नियुक्ति की प्रत्येक संवर्ग बल के लिए कुल आरक्षण प्रतिशत की गणना इससे प्रभावित नहीं होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 मार्च 2010 


4. उक्त नियमावली, 2005 के नियम - 5 उप -नियम(1) के खंड ( VI) का प्रतिस्थापन :- नियम - 5 के उप 
नियम (1) "सिपाही " के खंड ( VI) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापन किया जाएगा । 

(VI) (1) सीधी नियुक्ति के पदों का 50 प्रतिशत पद गृह रक्षकों ( दैनिक वेतनभोगी,खिलाड़ी सहित ) के 
लिए कर्णाकित रहेगें । 

( 2) उक्त 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षकों ( दैनिक वेतनभोगी,खिलाड़ी सहित ) की नियुक्ति निम्नांकित शर्तो 
के अधीन होगी । 

( क ) जो संगठन में कम से कम 5 वर्षों की सेवा / ड्युटी दे चुकें हों । 
( ख ) जिन्हें पद के अनुकूल शारीरिक एवं शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्ताएं हों । 
( ग ) जिस तिथि को नियुक्ति पर विचार किया जाएगा उस तिथि को उनकी कम से कम 10 वर्षों 

की सेवा शेष हों । 
5. उक्त नियमावली, 2005 के नियम - 5 उप -नियम ( 2) के खंड ( VI) का प्रतिस्थापन : - नियम - 5 के 
उप - नियम(2 ) सिपाही ( चालक) के खंड ( VI ) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा । 

( VI) (1) सीधी नियुक्ति के पदों का 50 प्रतिशत पद गृह रक्षकों ( दैनिक वेतनभोगी,खिलाड़ी सहित ) की 
नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी: 

( क ) जो संगठन में कम से कम 5 वर्षों की सेवा / ड्यूटी दे चुके हों । 
( ख ) जिन्हें पद के अनुकूल शारीरिक शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्ता हो । 
( ग ) जिस तिथि को नियुक्ति पर विचार किया जाएगा उस तिथि को उनकी कम से कम 10 वर्षों 

की सेवा शेष हों । 
6. उक्त नियमावली, 2005 के नियम - 5 उप -नियम (3 ) के खंड ( VI) का प्रतिस्थापन : - नियम - 5 के 
उप - नियम ( 3) अधिनायक (लिपिक), अधिनायक " अनुदेशक " के खंड ( VI) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया 
जायेगा: 

( VI) (1 ) सीधी नियुक्ति के पदों का 50 प्रतिशत पद जो गृह रक्षकों ( दैनिक वेतनभोगी,खिलाड़ी सहित ) की 
नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी: 

( क ) जो संगठन में कम से कम 5 वर्षों की सेवा / ड्यूटी दे चुके हों । 
( ख) जिन्हें पद के अनुकूल शारीरिक शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्ता हो । 
( ग ) जिस तिथि को नियुक्ति पर विचार किया जाएगा उस तिथि को उनकी कम से कम 10 वर्षों 

की सेवा शेष हों । 
7. नियमावली , 2005 के नियम - 7 (1)में प्रतिस्थापन - उक्त नियमावली के नियम - 7 के खंड(1 ) में निम्नांकित 
जोड़ा जाएगा । 

(1)( क ) सीधी नियुक्ति के पदों का 50 प्रतिशत पद जो गृह रक्षकों ( दैनिक वेतनभोगी,खिलाड़ी सहित ) के 
लिए कर्णाकित है; की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी: 

( क ) जो संगठन में कम से कम 5 वर्षों की सेवा / ड्यूटी दे चुके हों । 
( ख ) जिन्हें पद के अनुकूल शारीरिक शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्ता हो । 
( ग ) जिस तिथि को नियुक्ति पर विचार किया जाएगा उस तिथि को उनकी कम से कम 10 वर्षों 

की सेवा शेष हों । । 
8. उक्त नियमावली, 2005 के नियम - 10 के खण्ड V का प्रतिस्थापन : -नियम - 10 के ( खंड)( V ) का 
निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा: 

( अ ) गृह रक्षक दैनिक वेतनभोगी,खिलाड़ी सहित ) के लिए समूह " घ " के 50 प्रतिशत आरक्षित पदों को 

समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा 

पर भरा जाएगा । 
9. समूह ग के जिन पदों पर नियुक्ति हेतु चयन प्राधिकार के संबंध में पूर्व से कोई विशिष्ट नियम तथा 
प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, उन पदों पर नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के आधार पर की 
जायेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 

सरकार के सचिव । 

15 मार्च 2010 
सं0 - एल / एच0जी0 - 1555 / 01 - 2913, दिनांक 15 मार्च 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद 
बिहार - राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 
( 3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के सचिव । 


PER UHC ( 31HTERUT ), 19 HF 2010 


The 15th March 2010 
No.L /H .G . 1555 /01 - 2913./C — In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 
of the constitution of India the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to amend 
the Bihar HomeGuards service Rules, 2005 : 

1. Short title, extend and commencement. — ( 1) These Rules may be called Bihar Home 
Guard service ( amendment) Rules, 2010 

( 2 ) It shall extend to whole of Bihar state . 
( 3 ) It shall come into force from the date of its publication in Bihar gazette . 
2 . Substitution of the term “ Salaried post ” in sub rule ( 1) of rule -4 of the Rules- 2005 

( 1) Fifty Percent of the following posts to be filled up by direct recruitment mentioned as 
salaried post “ (i) in Rule -4 of the said Rules shall be earmarked for Home Guards ( including 
daily wages employees, sportsmen ). 


Name of the Post, 
as mentioned in 
B .H .G . Service 
Rules, 2005 


On promotion / 

direct 
appointment 

selection 
post/posting 


Earmarked for 
home guards 


Pay scale 


No. 


1 


5500 -9000/ 


Gulm -samadeshek cadres : 
Sl.No. - 3 Gulm 50 % by 
Samadeshek 

promotion and 
( Company 

50 % by direct 
Commender ) appointment 


50 % post of direct 
appointment post 
earmarked for Home 
Guards ( including 
daily wage 
employees, 
sportsmen ) 


2 


3200 -4900 / 


Havildar Cadre : 
Sl.No .-5 
Havildar(Clerk / Instr 
uctor ) 


75 % by direct 
appointment and 
25 % by 
promotion 


50 % post of direct 
appointment post 
earmarked for Home 
Guards ( including 
daily wage 
employees , 
sportsmen ) 


3050 -4590 / 


Sepoy Cadre : 
Sl.No.- 1 Sepoy 
Sl.No .- 2 Sepoy 
( Driver ) 


Direct 
appointment 


50 % post of direct 
appointment-post 
earmarked for Home 
Guards (including 
daily wage 
employees, 
sportsmen ) 


The existing reservation policy for direct recruitment will also be applied on 50 % of 
the earmarked post for the Home Guard and this will not affect the total reservation percentage 
of each Cadre post for direct recruitment. 

3. Substitution of sub rule (2 ) of rule -4 of the said Rules , 2005 : 

(1 ) The sub rule (2 ) of rule - 4 of the said rules shall be substituted by the following : 
( 2 ) There shall be following posts of sub - group “ D ” of the Bihar Home Guard 

organization . 


PER JGIC ( 31HTERUT), 19 HIO 2010 


SI. 


Promotion /Direct 
appointment/selection 


Designation 


Remarks 


post 


4 


Record Supplier 


Direct appointment 


50 % post earmarked for home guards 
(including daily wage employees, 

sportsmen ) 


Daftari 


Direct appointment 


Do 


Peon 


Direct appointment 


Do 


Mali 


Direct appointment 


Do 


Direct appointment 


Do 


Chowkidar 
(Watch man ) 


Cook 


Direct appointment 


Do 


Direct appointment 


Do 


Panbhar 
(Water Carrier) 


Washer man 
(Dhobi) 


Direct appointment 


Do 


Barbar 


Direct appointment 


Do 


Direct appointment 


Do 


Sweeper 
(jhadhookash ) 


Carpenter 


Direct appointment 


Do 


( V ) 


The existing reservation policy for direct recruitment will also be applied on 50 % of 
the earmarked post for the Home Guard and this will not affect the total reservation percentage of 
each Cadre post for direct recruitment. 

4 . Substitution of Clause ( vi) of sub rule ( 1 ) of rule - 5 of the said rules, 2005 — Sepoy of 
clause ( vi) of sub rule ( 1) of rule -5 shall be substituted by the following 

( vi) ( 1) Fifty Percent of the posts for direct appointment shall be earmarked for Home 
Guards ( including daily wages employees , sportsman .) 

(2 ) Appointment of home guards (including daily wages employees , sportsman ) against 
the said 50 % earmarked posts shall be made subject to the following conditions : 

(a ) Those having served /worked in the organization for at least 5 years. 
(b ) Those having physical fitness and educational qualification prescribed for the 

post. 
(c ) They must have at least 10 years of service remaining on the date when their 

appointment is to be considered . 
5 . Substitution of clause ( vi) of sub rule ( 2 ) of rule - 5 of the said Rules, 2005 — The clause 
(vi) Sepoy (Driver of sub rule ( 2 ) of rule 5 shall be substituted by the following : 

(vi)( 1) Fifty Percent of the posts for direct appointment shall be earmarked for home 
guards (including daily wage employees , sportsman ) under the following conditions. 

( a ) Those having served /worked in the organization for at least 5 years. 
(b ) Those having physical fitness and educational qualification prescribed for the post. 
( c ) They must have at least 10 years of service remaining on the date when their 

appointment is to be considered . 


fasts JGIC ( 31HTERUT), 19 HI 2010 
6 . Substitution of clause( vi) of sub rule ( 3 ) of rule -5 of the said Rules, 2005 — The clause 
( vi) Havildar (clerk ), Havildar Instructor, of sub rule ( 3 ) of rule -5 shall be substituted by the 
following 

( vi )( 1) The appointment of the Home Guards ( including daily wages employees , 
sportsman ) on the 50 % of the post for direct recruitment shall be made under following 
conditions: 

(a ) Those having served /worked in the organization for at least 5 years. 
(b ) Those having physical fitness and educational qualification prescribed for the post. 
(c ) They must have at least 10 years of service remaining on the date when their 

appointment is to be considered . 

7 . Substitution of rule - 7 ( 1 ) of the said Rules, 2005 — The clause ( 1 ) of Rules - 7 shall be 
added by the following : 

( 1 ) (a ) The appointment on the 50 % posts of the direct recruitment, which are earmarked 
for home guards ( including daily wages employees, sportsman ) shall be made under following 
conditions : 

( a ) Those having served /worked in the organization for at least 5 years . 
(b ) Those having physical fitness and educational qualification prescribed for the post . 
(c ) They must have at least 10 years of service remaining on the date when their 

appointment is to be considered . 

8 . Substitution of clause ( Part) (v ) of rule - 10 of said Rules, 2005 :- The clause ( v ) of rule 
10 shall be substituted by the following : 

(v ) The 50 % post of group - D , earmarked for Home Guards ( including daily wages 
employees, sportsman ) shall be filled - up on the recommendation of the committee constituted 
under the chairmanship of Commandant, Bihar HomeGuards Headquarter, Patna . 

9 . Specific provision of appointment where there are no rules and regulation for selection 
for appointment to Group C posts, the appointment shall be made through Bihar Karamchari 
Chayan Ayoge . 

By order of the Governor of Bihar , 

(Sd .) Illegible, 
Secretary to Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGTC (HHTERUT ) 191 - 571+ 200 - Octoutoj 

Website : http :// egazette.bih .nic . in 


